निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 19 पौष 1938 ( श० ) 
( सं० पटना 20 ) पटना , सोमवार , 9 जनवरी 2017 

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 

विद्यापति मार्ग, पटना - 800001 


अधिसूचना 

23 फरवरी 2016 
सं0 3813 — सार्वजनिक दुर्गा मन्दिर , दुर्गा स्थान, कटिहार पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक 
न्यास है , जिसकी निबंधन संख्या - 3685 है । इस मन्दिर के सुचारू प्रबंधन हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम , 
1950 ( 1951 का प्रथम कानून ) की धारा - 32 के अन्तर्गत पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक - 809, दिनांक 13 .09. 2014 द्वारा एक 
योजना का निरूपण किया गया था तथा इसके कार्यान्वयन के लिए सात सदस्यीय न्यास समिति गठित की गयी थी । 
न्यास समिति के सदस्यों के बारे में सूचना मिली थी कि इसमें कुछ सदस्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए है । अतः 
पर्षदीय पत्रांक - 856 , दिनांक 20.09. 2014 द्वारा न्यास समिति के गठन को स्थगित किया गया था । साथ ही न्यास 
समिति के स्थगित रहने के कारण उत्पन्न शून्यता की स्थिति में जिला पदाधिकारी , कटिहार को अस्थायी न्यासधारी 


बनाया गया था । 


बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम में अस्थायी का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष का होता है और यह अवधि 
पूरी हो चुकी थी , अतः पर्षदीय पत्रांक - 2945 दिनांक 14.12. 2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार से न्यास समिति के 
गठन हेतु 5 - 7 नामों की ऐसे व्यक्तियों की सूची मांगी गयी जो धार्मिक रूची के हों , जिनका किसी राजनीतिक दल से 
प्रतिबद्धता नहीं हो , जो आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं हो तथा धार्मिक न्यास की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
लाभान्वित नहीं हो , जो अबतक अप्राप्त है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 जनवरी 2017 
चूंकि अस्थायी न्यासधारी का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अतः न्यास के प्रबंधन के लिए समिति 
का गठन आवश्यक है । अतः पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक - 809 , दिनांक 13.09.2014 द्वारा निरूपित योजना के कार्यान्वयन 
के लिए सम्प्रति निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है : 
(1 ) अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार 

- अध्यक्ष 
(2) श्री ओम प्रकाश महतो 

- सचिव 
( 3) श्री नवीनचन्द्र गुप्ता 

- कोषाध्यक्ष 
(4) श्री सुशील कुमार सिंहा 

- सदस्य 
(5) श्री विनोद कुमार सिंह 

- सदस्य 
यह आदेश 01.03. 2016 से प्रभावी होगा । भविष्य में जिला पदाधिकारी से नामों की सूची मिलने पर व्यापक 
प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यास समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर इसका विस्तार किया जायेगा । 

आदेश से,, 
किशोर कुणाल 


अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 20 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


